निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 554 ) पटना, सोमवार , 9 अगस्त 2010 


ऊर्जा विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

9 जुलाई 2010 
सं0 प्र02 / ब्रेडा - ज0न0सो0 - 14 / 10 - 17 - 2764( a) - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा घोषित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के अन्तर्गत योजना के लिए बिहार रिन्यूएबुल इनर्जी 
डवलेपमेन्ट एजेन्सी ( ब्रेडा ) को सक्षम प्राधिकार नामित किया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


__ ( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 554- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


